प्रदेश 


शासन 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 75 ] 


भोपाल , सोमवार , दिनांक 22 फरवरी 2021 - फाल्गुन 3 , शक 1942 


विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश 


भोपाल , दिनांक 22 फरवरी , 2021 ( फाल्गुन 3 , 1942 ) 


1972 


क्र . 2667 - म.प्र.वि.स. - 15 - विधान -2021 .-- मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम , 
( क्रमांक 27 सन् 1972 ) की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की जाती है : 


अधिसूचना 


" श्री गिरीश गौतम , सदस्य , विधान सभा दिनांक 22 फरवरी , 2021 को पूर्वाह्न में मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित 

हुए तथा उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया है . " 


ए . पी . सिंह 

प्रमुख सचिव , 
मध्यप्रदेश विधान सभा . 


149 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


